निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 पौष 1935 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 8 जनवरी 2014 


( सं0 पटना 54) 


गन्ना उद्योग विभाग 


- - - 


कार्यालय आदेश 

31 अक्तूबर 2013 
सं0 बि . ऊ . - 02 - 08 / 2011 - 2148 — पेराई वर्ष 2013 - 14 के लिए मेसर्स एच. पी . सी . एल . बायोफ्यूल्स लि ., 
लौरिया , पश्चिम चम्पारण से पथ क्रय केन्द्र आवंटन से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर विभिन्न चीनी मिलों के प्रतिनिधियों 
एवं विभागीय पदाधिकारियों के समक्ष दिनांक 25. 10. 2012 को सुनवाई की गई । 

बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन ) अधिनियम 1981 की धारा - 29 के अंतर्गत पथ केन्द्रों की 
स्वीकृति से संबंधित मेसर्स एच. पी . सी . एल . बायोफ्यूल्स लि ., लौरिया , पश्चिम चम्पारण द्वारा अपने परम्परागत एवं 
अपराम्परागत आरक्षित क्षेत्र में गत वर्ष की भाँति मिल गेट सहित कुल 23 क्रय केन्द्रों की स्वीकृति का प्रस्ताव समर्पित 
किया गया है । प्रस्ताव से सभी पक्षों को अवगत कराया गया है । 

प्राप्त प्रस्ताव पर उपस्थित सभी पक्षों एवं विभागीय पदाधिकारियों के मंतव्य को भी सुना गया । इस मिल द्वारा 
उनके परम्परागत क्षेत्र में प्रस्तावित क्रय केन्द्रों पर किसी अन्य चीनी मिल द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई । 

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में स्थानीय ईख पदाधिकारी के मन्तव्य एवं गन्ना किसानों की सुविधा के 
मद्देनजर तथा ईख अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पेराई वर्ष 2013 - 14 के लिए मेसर्स एच. पी . सी . एल. बायोफ्यूल्स 
लि ., लौरिया, पश्चिम चम्पारण को गन्ना उठाव हेतु संलग्न सूची के पथ क्रय केन्द्रों पर अंकित मात्रा में गन्ना खरीद की 
स्वीकृति दी जाती है । 

2. आवंटित सभी पथ क्रय केन्द्रों का परिचालन चीनी मिल चलने के साथ ही आरम्भ किया जाए । बिहार ईख 
( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन ) अधिनियम, 1981 की धारा - 26 एवं 27 के साथ बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का 
विनियमन ) नियमावली , 1978 की धारा - 22, 23, 24,27 एवं 30 का सम्यक रूप से पालन करना सुनिश्चित किया जाए । 
अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं करने की स्थिति में ईख अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत् 
आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । 

3. संबंधित ईख पदाधिकारी दैनिक ईख खरीद की मात्रा एवं स्वीकृत नये पथ क्रय केन्द्रों का स्थल चयन 
करेंगे । यथासंभव सार्वजनिक अथवा गैर विवादित स्थल पर क्रय केन्द्र स्थापित करेंगे । स्थल चयन के क्रम में स्थानीय 
ईख पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रय केन्द्र की स्थापना स्वीकृत राजस्व थाना के क्षेत्रान्तर्गत ही स्थापित हो । 
ईख पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि चीनी मिलों के माध्यम से उनके आरक्षित क्षेत्र सहित नये गठित क्षेत्र में भी 
मिल चलने के पूर्व ईख आच्छादन के सर्वेक्षण का कार्य नई सर्वेक्षण नीति विभागीय पत्रांक 800 दिनांक 23. 04. 2013 के 
अनुसार सम्पन्न हो एवं उसके आधार पर समानुपातिक रूप में पर्ची वितरण कैलेण्डर तैयार कर उसके अनुरूप हो । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 जनवरी 2014 
पर्चियों के आवंटन / वितरण में किसी भी प्रकार के विचौलियों का समावेश नहीं हो । मिलों द्वारा अपने कर्मचारियों के 
माध्यम से किसानों को समय पर पर्ची ( requision slip ) उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए तथा उनसे पावती 
को को संधारित रखा जाए । 

4. G. P. S के माध्यम से सम्पादित सर्वेक्षण के बाद नई सट्टानीति के अनुसार कैलेण्ड्रींग , पर्ची वितरण की 
व्यवस्था मिल प्रबंधन द्वारा किया जायेगा । 

5. पथ क्रय केंद्रों की स्थापना एवं परिचालन हेतु विभागीय पत्रांक - 2108 दिनांक 24.10. 2013 के माध्यम से 
घोषित नई नीति के अनुसार ही पथ क्रय केंद्र स्थापित एवं परिचालित किये जा सकेगें । संबंधित ईख पदाधिकारी इसका 
शक्ति से अनुपालन सुनिश्चित करायेगें । 

6. विभागीय आदेश संख्या 1283 दिनांक 05.07. 2013 का अनुपालन कर सभी तौल सेतु न्युनतम 5 टन के 
कम्प्यूटराईजड एवं लोड सेल के साथ स्थापित होगा । स्थानीय ईख पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगें । 
इसमें किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं होगा । 

7. चीनी मिल क्रय केंद्र के परिचालन के पूर्व क्रय केंद्रों का पदस्थापित किये जाने वाले अपने मिल कर्मियों की 
सूची विभाग को उपलब्ध करायेगें तथा ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि माहवार तौल लिपिकों का स्थानांतरण किया जाय । 
इसकी भी सूचना समय - समय पर विभाग को उपलब्ध करायी जाय । 

आदेश से , 
( ह0 ) अस्पष्ट , 
ईखायुक्त । 


पेराई वर्ष 2013 - 14 के लिए एच. पी . सी . एल . वायोफ्यूल्स लि ., लौरिया को 

आवंटित पथ क्रय केन्द्रों की अनुशंसित सूची 


| जिला का नाम प्रखण्ड का नाम 


क्रम 
संख्या 


प्रस्तावित क्रय केन्द्र 

का नाम 


राजस्व | GPS द्वारा किये सट्टानीति के 
थाना नं . 

__ गये सर्वे के । आधार पर 

आधार पर कुल आवंटित गन्ने 
रकवा (एकड़ में ) | की मात्रा ( लाख 

क्वी . में ) 
431 11822. 28 16 . 55 


प० चम्पारण | लौरिया 


01. 


मिल गेट 


लौरिया 


02. 


गनौली 


1238 . 86 


1 . 73 


चनपटिया 


भिखमपुर 


1056 . 76 


1 . 48 


चनपटिया 


- के . लक्ष्मीपुर 


1246 . 62 


1 . 75 


योगापट्टी 


रामपुर बहेलिया 


1878 . 72 


2.63 


चनपटिया 


| बगही 


826 .08 


1.16 


योगापट्टी 


चौबे टोला 


414 


1068. 24 


1. 50 


बगहा 


सिसवा 


378 


1135 .05 


1 . 59 


बगहा 


जमादार टोला 


332 


1249 . 83 


1 . 75 


बगहा - | 


| 10. 


मंझौवां 


319 


985 . 28 


1 . 38 


बगहा - 1 


हमीरा 


326 


991. 89 


1. 39 


बगहा - | 


12 


जैनीटोला 


370 


686.96 


0 . 96 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 जनवरी 2014 


जिला का नाम प्रखण्ड का नाम 


क्रम 
संख्या 


प्रस्तावित क्रय केन्द्र 

का नाम 


राजस्व | GPS द्वारा किये 
थाना नं . ___ गये सर्वे के 

आधार पर कुल 
रकवा(एकड़ में ) 


सट्टानीति के 
आधार पर 
आवंटित गन्ने 
की मात्रा ( लाख 

क्वी . में ) 
0 .62 


योगापट्टी 


चन्द्रद्रौल 


418 


440 .96 


बगहा - 1 


14. 


नवगांवा 


380 


773.06 


1 .08 


योगापट्टी 


15. 


बरवा सानी 


420 


435 . 31 


0 . 61 


बगहा - | 


रूपवलिया 


389 


473. 97 


0 .66 


योगापट्टी 


बड़हरवा 


44 


1494. 56 


2 .09 


योगापट्टी 


रमपुरवा 


352 


1850. 12 


2 . 59 


योगापट्टी 


। सेमरी भवानीपुर 


404 


623. 45 


0 . 87 


योगापट्टी 


20. 


नवलपुर 


403 


1262. 76 


1 . 77 


योगापट्टी 


बलुआ 


353 


300 .07 


0 . 42 


योगापट्टी 


कवलापुर 


357 


1794. 58 


2 . 51 


बगहा 


| विनिवनकटवा 


328 


1927 . 06 


2 . 70 


योग : 


35562. 47 


49. 79 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 54 -571 + 10 -डी०टी०पी० | 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


